रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


. 


H 


. 


. 


. 


: 


. 


. 


. 


. 


. 


--- 


. 


., 


. 


- 


PL. . 


A 


10 


MALI 


सामव-जन 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , जुलाई 21 , 2014/ आषाढ़ 30 , 1936 
NEW DELHI, MONDAY , JULY 21 , 2014 /ASHADHA 30 , 1936 


सं . 1505 ] 
No . 1505] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2014 
का . आ . 1872( अ). - आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के 
खण्ड ( ख ) के साथ पठित उप -धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के 
कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय समिति के द्वारा अनुमोदित संस्थानों को अधिसूचित करती है, तथा उक्त 
संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली विनिर्दिष्ट पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त सारणी के कॉलम (3) में 
यथा उल्लिखित उनकी अनुमानित लागत को अनुमोदित करती है, तथा सारणी के कॉलम ( 4) में ऐसी लागत की 
अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत अनुमोदित अवधि के लिए कटौती 
के रूप में अनुमत किया जाना है, नामत : : 

सारणी 


क्रम सं . | संस्था का नाम 


परियोजना अथवा स्कीम और उसकी 
अनुमानित लागत 


। ( 1) 


( 3 ) 


( 2 ) 
मालाबार हाउसिंग चैरिटेबल ट्रस्ट | आवास परियोजना 
41/2299 डी, तीसरी मंजिल , मालाबार 
गेट , राम मोहन रोड , पुथियारा , | ( 25.62 करोड़ रुपए ) 
डाकखाना कालीकट , केरल-676004 


धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के 
रूप में अनुमत की जाने वाली लागत 
की अधिकतम राशि 

( 4 ) 
2014 - 15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014-15 , 
2015-16 और 2016-17 हेतु 
25. 62 करोड़ रुपए । 


2954 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


II 


5 . 


मोलक्यूलर , डायग्नोस्टिक काउंसलिंग | बाल -चिकित्सा 

तंत्रिकापेशी 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
केयर एंड रिसर्चसेंटर , (एमडीसीआरसी ) 

| (न्यूरोमस्कुलर) विकार -डयूशेन्ज मस्कुलर | तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2014-15. 

डिस्ट्रॉफी तथा रीढ़ की हड्डी में मस्कुलर | 2015 - 16 और 2016 - 17 हेतु 3. 95 
एम- 86/5, सेकेन्ड क्रोस स्ट्रीट बेसंट एंट्राफी की पहचान करना तथा 

करोड़ रुपए । 
नगर , चेन्नई - 600090 तमिलनाडु बहुविषयक चिकित्सय देखभाल के 

माध्यम से प्रभावित बच्चों की जिदंगी की 
गुणवत्ता में सुधार लाना । 

( 3. 95 करोड़ रुपए ) 
द केरल सोशल डेवलपमेंट सोसायटी , केरल राज्य के इदुक्की जिले के कटपन्ना । 2014- 15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
करवेलिक्कल काम्पलेक्स , कटपन्ना | क्षेत्र में गरीब व्यक्तियों को मुफ्त | तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014-15 , 
साउथ डाकखाना इदुक्की जिला , केरल - | 

2015 - 16 और 2016- 17 हेतु 4. 40 
| व्यवसायिक प्रशिक्षण देना 

( 4. 40 करोड़ रुपए) 
685515 

करोड़ रुपए । 
आयुष आरोग्यवर्धिनी मेडिकल रिसर्च आयुष आरोग्यवर्धिनी चिकित्सा 2014- 15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
ट्रस्ट , 9वीं मंजिल , ए-विंग , लोकमत अनुसंधान , निदान केंद्र एवं रक्त कोष | तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014- 15 , 
बिल्डिंग नागपुर , महाराष्ट्र ( ब्लड बैंक ) 

2015- 16 और 2016- 17 हेतु 

52. 80 करोड़ रुपए । 
( 52. 80 करोड़ रुपए ) 
कुशल एजुकेशन ट्रस्ट , जोधपुर मेडिकल | जोधपुर मेडिकल कालेज हास्पिटल 2014- 15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
कालेज हास्पिटल खसरा सं . 107- 110 , 

तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014- 15 , 
ग्राम नारनदी, तहसील लुनी, जिला | ( 12. 00 करोड़ रुपए ) 

2015- 16 और 2016 - 17 हेतु 

12. 00 करोड़ रुपए । 
जोधपुर ( राजस्थान ) 
एल. वाई. डौलो वमन सोसायटी, 6 | जनजाति युवाओं,किसानों तथा महिलाओं | 2014 - 15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
मील, दीमापुर , नागालैंड 

के लिए आय सजन कार्यक्रम पर विशेष | तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014- 15 . 
ध्यान देने के साथ - साथ कृषि -बागवानी 2015 -16 और 2016-17 हेतु 
विकास कार्यक्रम । 

499 . 40 लाख रुपए । 
( 499. 40 लाख रुपए ) 
| वेदांता फांउडेशन , निरंजन बिल्डिंग के | वेदांता कालेज -कोलकाता 

2014- 15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
सामने ई रोड के कार्नर में मरीन ड्राइव , | ( 2526.74 लाख रुपए ) 

तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014 - 15 , 
मुंबई- 400002 

2015 -16 और 2016 -17 हेतु 

2526.74 लाख रुपए । 
जीवन ज्योत डग बैंक जी - 3. गांजावाला | वर्तमान गतिविधियों को उच्चतम स्तर | 2014- 15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
टावर, 508 , सेन गुरूजु मार्ग, तारदेव , पर बना 
पर बनाए रखना । 

तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014- 15 , 
( 18 करोड़ रुपए ) 
मुंबई- 400034 

2015- 16 और 2016-17 हेतु 

18 करोड़ रुपए । 
( डयोसीज ऑफ तेजपुर ) तेजपुर धर्मप्रदेश | भाग 1 : ( डयोसीज ऑफ तेजपुर) तेजपुर | 2014- 15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
बिशप हाउस तेजपुर - 784001 असम धर्मप्रदेश द्वारा असम के छह जिलों- | तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2014 - 15 . 

सोनितपुर , उत्तरी लखीमपुर , धेमाजी, | 2015-16 और 2016-17 हेतु 
दरंग , नागांव तथा उदलगुड़ी , जिले में | 13.70 करोड़ रुपए । 
चलाए जा रहे स्कूलों के 32 जनपदों में 
स्कूली बच्चों को खाना तथा आवास की 
सुविधा । 
भाग 2 : असम के छह जिलों में टेलरिंग , 
कढ़ाई, कम्प्यूटर कौशल , सब्जी बागवानी 
आदि में व्यवसायिक , शैक्षिक एवं 
प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना । 
| ( 13. 70 करोड़ रुपए) 


य 


9 . 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10 . 


11 . 


| एक्शन फॉर आटिज्म पॉकेट 7 एंड 8 

गांव गैरातपुरबास , सोहना जिला 2014- 15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
जसोला विहार, नई दिल्ली - 110025 गुड़गांव, हरियाणा 

तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014- 15, 
( 62. 40 करोड़ रुपए ) 

2015 - 16 और 2016 - 17 हेतु 

62. 40 करोड़ रुपए । 
आशरे वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसायटी महिला सशक्तिकरण हेतु व्यसायिक | 2014- 15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
15 - सी . फ्रेंडस कालोनी (पश्चिम ) नई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना । 

तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014- 15 , 
दिल्ली - 65 ( 3. 83 करोड़ रुपए ) 

2015 - 16 और 2016 - 17 हेतु 3. 83 

करोड़ रुपए । 
जावेरी मंगलाजी वामल्शी डिस्पेंसरी . | जावेरी मंगलाजी वामल्शी डिस्पेंसरी तथा | 2014- 15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 

श्री एल . एल . पारिख और श्री सी . एल . | तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014- 15 , 
पालनपुर बारादपुरा , पालनपुर 

पारिख अस्पताल का निर्माण । 
महाराष्ट्र 

2015 -16 और 2016- 17 हेतु 
( 21.57 करोड़ रुपए ( 10 . 00 करोड़ रुपए 

( 10. 00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि 
की कार्पस निधि सहित ) 

सहित ) 21.57 करोड़ रुपए । 
मथ्थ फांउडेशन डोर नं . 687. चौथी | ग्रामीण गरीब लोगों के स्वास्थ्य की | 2014- 15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
मंजिल त्रिची रोड, अलवरनिया स्कूल , देखभाल । 

तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014- 15 , 
( 10. 00 करोड़ रुपए ) 

2015 - 16 और 2016 - 17 हेतु 
रामनाथपुरम कोयम्बटूर , तमिलनाडु 

10. 00 करोड़ रुपए । 
एशियन सोसायटी ऑफ कन्टीन्यूइंग एशियन सोसायटी ऑफ कन्टीन्यूइंग | 2014- 15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
मेडिकल एजुकेशन शरीका मेंशन नं . 2, मेडिकल एजुकेशन 

तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014- 15 , 
लेक एरिया फर्स्ट स्टीट . नंगमबक्कम | ( 31. 0 / कराड़ रुपए ) 

2015- 16 और 2016 - 17 हेतु 
चेन्नई- 600034 , तमिलनाडु 

31.07 करोड़ रुपए । 
| कर्नाटक चीफ मिनिस्टर मेडीकल रिलीफ | सरकारी अस्पतालों / सुपरस्पेशियल्टी 2014 - 15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
सोसायटी डायरेक्ट्रेट ऑफ मेडीकल | हास्पिटलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने | तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2014- 15. 
एजकेशन , आनंद राव सर्कल बंगलौर - | वाले व जरूरतमंद रोगियों के उपचार हेतु | on 

उपचार हतु | 2015- 16 और 2016- 17 हेतु 300 
560009 निधि । 

करोड़ रुपए । 
( तीन वर्षों की अवधि हेतु 300 करोड़ 

रुपए) 
| जन कल्याण परिषद 

स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए गैर - 2014- 15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
मो . ननबाजका, रिंग रोड ( कामल स्कूल औपचारिक शिक्षा तथा ग्रामीण स्वास्थ्य | तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2014 - 15 . 

देख रेख सेवा परियोजना 
के नजदीक ), 

2015 - 16 और 2016- 17 हेतु 8. 25 
( 8. 25 करोड़ रुपए ) 
अम्बिकापुर , जिला सरगुजा-497001 

करोड़ रुपए । 
छत्तीसगढ़ 
| द न्यू दिल्ली होली फैमिली हास्पिटल हरियाणा के कन्हाई ( गुड़गांव ) भोंडसी 2014- 15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
सोसायटी हॉली फैमिली हॉस्पिटल , (सोहना ) तथा नूह (मेवात ) जिलों के क्षेत्रों तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014-15, 
ओखला रोड, नई दिल्ली- 110025 | में अस्पताल की स्थापना तथा ग्रामीण 

| 2015- 16 और 2016- 17 हेतु 
विस्तार सेवाएं । 

95 .00 करोड़ रुपए । 
( 95 .00 करोड़ रुपए) 


15 . 


16 . 


17. 


II. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015 -16 तथा 2016-17 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के 
लिए और उक्त सारणी के क्रम सं . 1 से 17 पर उल्लिखित परियोजनाओं या स्कीमों की बाबत प्रवृत्त रहेगी । 


[ सं . 1/ 2014/ फा . सं . वी . 27015/ 1/ 2014-एस ओ( नेट .कॉम)] 

मक्खन लाल मीना, उप -सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st July , 2014 
S . O . 1872 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause (b ) of the Explanation to 
Section 35AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendations of the 
National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , hereby notifies the institutions approved by the said 
National Committee ,mentioned in column (2 ) of the Table below , and approves the eligible projects or schemes specified 
to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column ( 3 ) of the said Table , and 
also specifies in the column (4 ) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under 
the said Section 35AC for the period of approval, namely : 

TABLE 


Serial 
No. 


( 1 ) 


Project or scheme and estimated Maximum amount of cost to be 
Name of the Institution cost thereof 

allowed as deduction under 
section 35AC and period of 

approval 

( 3 ) 
Malabar Housing Charitable ‘Project Housing 

Rs.25 .62 crore for three years 
Trust, 41/2299D , 3rd Floor, 

commencing with financial year 
Malabar Gate {Rs.25 .62 crore ) 

2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 
Ram Mohan Road, 

and 2016 - 17 
Puthiyara P . O . Calicut, 
Kerala - 676004 
Molecular , 

Diagnostics , Identification of Pediatric Rs.3 .95 crore for three years 
Counseling, Care and Research Neuromuscular Disorders commencing with financial year 
Centre , (MDCRC ) 

Duchene Muscular Dystrophy and 2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 
M -86 /5 , 2nd Cross Street, Besant Spinal Muscular Atrophy and and 2016 - 17 . 
Nagar , 

improving the quality of life of the 
Chennai – 600090 

affected children through Multi 
Tamil Nadu . 

Disciplinary Care 

{ Rs.3 . 95 crore ) 
The Kerala Social Development ‘ Providing Free Vocational Rs.4 .40 crore for three years 
Society , 

Training to Poor Persons at commencing with financial year 
Karivelikkal 

Complex , Kattappana in Idukki District in 2014 - 15 , i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 
Kattappana South Kerala State 

and 2016 - 17 . 
P . O ., Idukki District, 
Kerala – 685515 

{ Rs .4 .40 crore 
Ayush Aryogyawardhini Medical Ayush Aryogyawardhini Medical Rs. 52 .80 crore for three years 
Research Trust, 

Research , Diagnostics Centre & commencing with financial year 
9th Floor , A -Wing, Lokmat | Blood Bank 

2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 
Building, {Rs.52 .80 crore } 

and 2016 - 17 
Nagpur, Maharashtra 
Kushal Education Trust, 

Jodhpur Medical College Hospital Rs. 12 .00 crore for three years 
Jodhpur Medical College 

commencing with financial year 
Hospital {Rs. 12 .00 crore } 

2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 
Khasra No. 107 - 110 , Gram 

and 2016 - 17 . 
Narnadi, 
Tehsil Luni, Distt . Jodhpur 
(Rajasthan ) 
L . Y . Doulo Women Society , Agro – Horticulture Development Rs. 499 .40 lakh for three years 
6th Mile , Dimapur, 

Programme with Special Focus on commencing with financial year 
Nagaland 

Income Generating Programme for 2014 - 15 , i.e., 2014 - 15 , 2015 -16 
Tribal Youth , Farmers and Women and 2016 - 17 . 
{Rs. 499.40 lakh } 


[ TT II - QU5 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Vedanta Foundation , Vedanta College - Kolkata 

Rs. 2526 .74 lakh for three years 
Opposite Niranjan Building , 

commencing with financial year 
Corner of E Road , { Rs.2526 .74 lakh } 

2014 - 15 , i.e., 2014 - 15 , 2015 -16 
Marine Drive, Mumbai – 400002 

and 2016 - 17 . 
Jivan Jyot Drug Bank , 

Maintenance of present activities at Rs. 18 crore for three years 
G - 3, Ganjawala Tower, higher level 

commencing with financial year 
508 , Sane Guruju Marg , 

2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 
Tardeo , { Rs. 18 crore } 

and 2016 - 17 . 
Mumbai – 400034 . 
Diocese of Tezpur, 

Part 1: Food and Boarding Rs. 13.70 crore for three years 
Bishop s House 

Facilities of School Children in 32 commencing with financial year 
Tezpur – 784001 

Parishes in Schools run by Diocese 2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 
Assam . 

of Tezpur in six districts of Assam and 2016 -17. 
- Sonitpur , North Lakhimpur, 
Dhemaji , Darrang , Nagaon and 
Udalguri Distt . 
Part 2 : Running of Vocational 
Education & Training Programme 
in tailoring , embroidery , computer 
skill, vegetable gardening etc . in 
six districts of Assam . 

{Rs. 13.70 crore } 
Action For Autism , 

Village Gairatpurbas, Sohna , Distt . Rs.62 .40 crore for three years 
Pocket 7 & 8 Jasola Vihar, Gurgaon , Haryana 

commencing with financial year 
New Delhi - 110025 

2014 -15 , i.e., 2014 - 15 , 2015 -16 
{Rs.62 .40 crore 

and 2016 - 17 
Asheray Welfare & Charitable Setting up of vocational Training Rs. 3 .83 crore for three years 
Society, 15 -C , Friends Colony Centre for Empowerment of commencing with financial year 
( W ) , Women 

2014 - 15 , i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 
New Delhi - 110065 

and 2016 - 17 . 
{ Rs.3 . 83 crore 
Zaveri Mangalji Vamalshi Construction of Zaveri Mangalji Rs.21.57 crore 
Dispensary, 

Vamalshi Dispensary & Shri L .L . (including corpus fund of 
Palanpur, 

Parikh & Shri C . L . Parikh Hospital Rs.10 .00 crore ) for three years 
Baradpura , Palanpur { Rs. 21. 57 crore 

commencing with financial year 
Maharashtra 

(including corpus fund of Rs.10.00 2014 - 15 , i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 
crore ) } 

and 2016 - 17 . 
Muthu Foundation , 

Healthcare of the Rural poor? Rs.10 .00 crore for three years 
Door No . 687 , 4th Floor, 

commencing with financial year 
Trichy Road , Opp . Alvernia { Rs. 10 .00 crore } 

2014 - 15 , i.e ., 2014 - 15 , 2015- 16 
School, 

and 2016 - 17. 
Ramanathapuram , Coimbatore , 
Tamil Nadu 
Asian Society of Continuing Asian Society of Continuing Rs. 31.07 crore for three years 
Medical Education , Medical Education 

commencing with financial year 
Sharika Mansion No. 2 

2014 - 15 , i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 
Lake Area First Street { Rs. 31.07 crore } 

and 2016 - 17 
Nungambakkam , Chennai - 
600034 - Tamil Nadu 
Karnataka Chief Minister s Fund for Treatment of below the Rs. 300 crore for three financial 
Medical Relief Society , 

poverty line/needy patients at Govt. years commencing with 
Directorate of Medical Hospitals /super specialty hospitals financial year 2014 -15, i.e ., 
Education , 

2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 
Ananda Rao Circle , 

{Rs. 300 crore } 
Bangalore - 560009 
Jan Kalyan Parishad , 

Non - Formal Education for out of Rs. 8 . 25 crore for three financial 
Moh . Nanbajaka, Ring Road School children and Rural Health years commencing with 
(Near Comel School), Care Service Project 

financial year 2014 - 15 , i.e ., 
Ambikapur, Distt . Surguja - 

2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 
497001 

{ Rs. 8 .25 crore } 
Chhattisgarh 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


The New Delhi Holy Family 
Hospital Society , Holy Family 
Hospital, 
Okhla Road , 
New Delhi - 110025 


Hospital Establishment and Rural Rs. 95 .00 crore for three 
Extension Services in the areas of financial years commencing 
Kanhai (Gurgaon ), Bhondsi with financial year 2014 - 15 , 
(Sohna ) and Nuh (Mewat) Districts i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 
of Haryana 

2016 - 17 . 


{Rs. 95 .00 crore 
II. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to financial years 2014 -15, 2015 
16 & 2016 - 17 in respect of the projects or schemes mentioned at serial numbers 1 to 17 of the Table above . 


[No. 1/2014 / F.No. V .27015/1 /2014 -SO (NAT.COM )] 
MAKKHAN LAL MEENA , Dy. Secy. (National Committee) 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi.110054 . 


